UID. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 ज्येष्ठ , 1940 ( श० ) 
11 जून , 2018 ( ई०) 


संख्या- 580 


राँची, सोमवार 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


- - - - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
30 मई , 2018 


संख्या -13/ न्या० उ० न्या . वाद - 07/ 2015 का० 3750 -- झारखण्ड लोक सेवा आयोग के 
विज्ञापन संख्या 04 /2013 के विरूद्ध सिविल जज ( जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्ति हेतु सुश्री 
मोसरीत जिया तारा द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर एल०पी०ए० सं०- 466/ 2015 
मोसर्रत जिया तारा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 25 जुलाई, 2016 
एवं उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिकाएँ 
एस०एल०पी० ( सी० ) संख्या 24947/ 2016 चंचल कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य , 
एस०एल०पी० ( सी०) संख्या 34222/2016 झारखण्ड राज्य बनाम मोसरीत जिया तारा एवं अन्य तथा 
एस०एल०पी० ( सी०) संख्या 25357/2016 झारखण्ड लोक सेवा आयोग बनाम मोसर्रत जिया तारा एवं 
अन्य को खारिज किये जाने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 
28 नवम्बर, 2017 के फलस्वरूप झारखण्ड लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं०- 04/ 2013 के 
अन्तर्गत BC -1 कोटि में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित एवं नियुक्त श्री चंचल कुमार 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 11 जून , 2018 
की नियुक्ति रद्द की गयी तथा उसके स्थान पर सुश्री मोसर्रत जिया तारा की नियुक्ति सिविल जज 
( जूनियर डिवीजन) के पद पर करने हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसा की गयी । 

2. अतः झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड न्यायिक सेवा (भर्ती) 
नियमावली, 2004 के नियम-20 एवं 21( a) के अन्तर्गत झारखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज 
( जूनियर डिवीजन)-प्रशिक्षु के रूप में बी०सी०-1 कोटि के आरक्षित एक पद के विरूद्ध सुश्री मोसर्रत 
जिया तारा , पिता - जियाउद्दीन मो० सोयब , स्थायी पता- ग्राम - बुधाचक , पो० -मंडरो, थाना -ठाकुर 
गंगटी , जिला- गोड्डा, झारखण्ड-813208, वर्तमान पता - ग्राम - चपरासी टोला, पो० - गोड्डा, 
थाना- गोड्डा नगर , जिला- गोड्डा, झारखण्ड- 814133, ई- मेल पता - ziyataramosrat80 @ gmail. com को 
वेतनमान रू० 27700- 770- 33090-920-44450 -1080- 44770/- में उनके पदस्थापन के बाद योगदान की 
तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है । 


3. यह नियुक्ति परीक्ष्यमान रूप से होगी तथा परीक्ष्यमान अवधि का विस्तार अथवा सम्पुष्टि 
झारखण्ड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली 2004 के नियम -21 एवं 22 के अनुसार यथाविहित 
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर होगी । 


4. उन्हें निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना के निर्गत होने से एक माह के अन्दर झारखण्ड 
सेवा संहिता के नियम -52 के तहत चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं दहेज नहीं लेने - देने के सम्बन्ध में 
घोषणा पत्र के साथ अपना योगदान माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में देंगे | 


5. इनका पदस्थापन तथा वरीयता का निर्धारण माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा 
किया जायेगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 580 -- 50 


